निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 741 ) पटना , मंगलवार , 31 जुलाई 2018 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

27 जून 2018 
सं० 7 / मकदमा ( भदान) - 165 / 2015 - 626 (7 ) / रा० . - राजस्व एवं भमि सधार विभाग के संकल्प संख्या - 911 
( 7) / दिनांक 02.11.2017 द्वारा भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का गठन किया गया है एवं अधिसूचना संख्या - 473 (7 ) 
रा० दिनांक 08.05 .2018 के द्वारा भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग बिहार - गठन / प्रबंधन एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 
अधिसूचित है । 

2. अतएव बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा - 9 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भूदान यज्ञ समिति के औचित्य के संबंध में जाँच आयोग का सुझाव प्राप्त होने तथा सुझाव के आलोक में सरकार का 
निर्णय होने तक भूदान यज्ञ समिति को विघटित किया जाता है एवं विघटन अवधि के लिए समिति में निहित कर्त्तव्य , 
शक्ति एवं कार्य राजस्व पर्षद, बिहार , पटना में सन्निहित होगी । 
3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रवीण कुमार झा , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 741- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic .in 


